रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


HAH 


REGD . NO. D . L. -33004/ 99 


TTP 


: 


मत्यपपजपत 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II - खण्ड 3 - ठप - खण्ड ( iii) 
PART II -~- Section 3 - Sub - section(iii ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं. ] 
No. 8 ] 


नई दिल्ली , बुधवार , जुलाई 7 , 1999 / आषाढ़ 16 , 1921 
NEW DELHI , WEDNESDAY, JULY 7, 1999 / ASADHA 16 , 1921 


भारत निर्वाचन आयोग 

आदेश 

नई दिल्ली , 11 जून , 1999 
आ. म. 8 ( अ ). - यत: मई 1996 में 13 - मालेगांव ( अ. ज. जा. ) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए हुए साधारण निर्वाचन में निर्वाचन 
लड़ने वाले एक अभ्यर्थी, श्री महाले हरिभाऊ शंकर, स्थान व पो .- वारे , तालुक - डिन्डोरी, जिला- माशिक , महाराष्ट्र को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 
की धारा 10क के अधीन भारत निर्वाचन आयोग के आदेश सं. 76/महा. - लो . स./ 96 तारीख 7 दिसम्बर , 1998 के द्वारा उक्त अधिनियम तथा तद्धीन बनाए 
गए नियमों द्वारा यथाअपेक्षित निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहने के कारण निरहित किया गया था ; 

और यतः उक्त श्री महाले हरिभाऊ शंकर ने 26 अप्रैल, 1999 को भारत निर्वाचन आयोग के सम्मुख एक याचिका दाखिल की थी जिसमें रीति 
से लेखा दाखिल करने में असफल रहने के कारण देते हुए उन पर लगाई गई निरहता हटाने के लिए कहा गया था ; 

और यतः इस याचिका पर विचार करने और इस मामले के सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को ध्यान में रखने के पश्चात निर्वाचन आयोग ने, लोक 
प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तारीख 11 जून, 1999 के अपने आदेश द्वारा यह निश्चय किया है कि 
श्री महाले हरिभाऊ शंकर पर आयोग के तारीख 7 दिसम्बर, 1998 के आदेश द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन उन पर लगाई गई निरर्हता 
11 जून, 1999 से हटा दी जाएगी ; 
• अतः, अब, उक्त श्री महाले हरिभाऊ शंकर का नाम , आयोग के आदेश सं. 76/ महा. लो . स./ 96 , तारीख 7 दिसम्बर, 1958 से 11 जून , 1999 से 
हटा दिया जाएगा । 

[ सं . 76/ महा. - लो . स ./ 96 ] 

आदेश से, 
ए. एन. झा , प्रधान सचिव 


ELECTION COMMISSION OF INDIA 

ORDER 

New Delhi, the 11th June, 1999 
O . N . 8 ( E ). — Whercas, Shri Mahale Haribhau Shankar , Al Post Ware, Taluka Dindori, District Nashik , Maharashtra 
a contesting candidate for the General Election to Lok Sablia from 13 -Malegaon (ST) Parliamentary Constituercy held in 
May, 1996 was disqualified by the Election Commission of India vide its order No . 76/ MT - HP/ 96 dated 7th December , 1998 
under section 10A of the Representation of the People Act, 1951 for failure to lodge the account in the manner as required by 
the caid Act and Rules made thereunder, 
2016 GI/ 99 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

(PART II — Sec . 3 ( 1) ] 
And whereas , the said Shri Mahale Haribhau Shankar had submitted a petition dated 26th April , 1999 before the 
Election Commission of India for removal of disqualification imposed on him , giving reasons for his failure to lodge the 
account in the manner . 

And whereas , after considering the petition and taking into account all material facts of the case , the Election 
Commission , in exercise of the powers conferred by the Section 11 of the Representation of the People Act, 1951 vidc its 
Order dated 11th June , 1999 has decided that the disqualification of ShriMahale Haribhau Shankar imposed upon him by the 
Commissioner s Order dated 7th January , 1999 under Section 10A of the said Act , be removed with effect from 11th June, 
1999 . 

Now , Therefore, the name of the said Shri Mahale Haribbau Shankar shall be deleted from the Commissioner s 
Order 76 /MT - HP /98 dated 7th January, 1999 with effect from 11th June, 1999 , 

[No . 76 /MT-HP/98 ] 

By Order , 
A . N . JHA , Principal Secy. 


Printed by the Manager,Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 


